छत्तीस 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से. भिलाई , दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 190 ] 


रायपुर , शनिवार ,दिनांक 6 मई 2017 - वैशाख 16 , शक 1939 


समाज कल्याण विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 
नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2017 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 13 / 2017 / स. क./ 26 . – राज्य शासन एतद्द्वारा “ छत्तीसगढ़ योग आयोग ” का गठन करता है . योग आयोग के लिये समाज 
कल्याण विभाग प्रशासकीय विभाग होगा , आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्ते तथा आयोग के परिचालन के लिये पृथक से नियम बनाये जाएंगे. 


आयोग के गठन हेतु मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सोनमणि बोरा, सचिव . 


379 


379 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 . 


